निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 1007 ) 


___ 19 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 10 दिसम्बर 2014 


सं0 3- ए -2 - वे०पु०- 06 / 2011 - 11525-वि0 


वित्त विभाग 


संकल्प 


9 दिसम्बर 2014 


विषयः - बिहार विधानमंडल के प्रतिवेदक संवर्ग के वेतनमान तथा संवर्ग संरचना के मामले पर अनुशंसा 

देने हेतु पुनर्विचार समिति के गठन के सम्बन्ध में । 

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 491/ 2002 में दिनांक 19 /09 / 2014 को पारित आदेश के आलोक में 
बिहार विधानमंडल के प्रतिवेदक संवर्ग के वेतनमान एवं संवर्ग संरचना के मामले पर अनुशंसा देने हेतु 
पुनर्विचार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
___ 1 . श्री एच0 आर0 श्री निवास ( भा0प्र0से0 ) - अध्यक्ष 

सचिव ( संसाधन), वित्त विभाग । 
2 . श्री प्रभात शंकर ( भा0प्र0से0 ) ___ - सदस्य 

विशेष सचिव, वित्त विभाग । 
2 . श्री कामाख्या नारायण श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी , वित्त विभाग समिति को उनके दायित्वों 
के निष्पादन में आवश्यक सहयोग करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 10 दिसम्बर 2014 
3 . समिति के लिए विचारणीय बिन्दु निम्नांकित होंगेः 


( क ) बिहार विधानमंडल के प्रतिवेदक संवर्ग के वेतनमान तथा संवर्ग संरचना के मामले में 
सी0डब्ल्यूजे0सी0 सं0 491/ 2002 के वादीगणों को सुनकर तथा बिहार विधानमंडल की प्रास्थिति पर 
सम्यक् रूप से विचार कर समिति अपनी अनुशंसा देगी । 

( ख) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी । 

( ग) समिति अपनी अनुशंसा गठन होने की तिथि से तीन माह के अंदर देगी । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के 


अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1007 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


